निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक 1931 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 6 नवम्बर 2009 


( संo पटना 563 ) 


पर्यटन निदेशालय 


। 


अधिसूचना 

2 नवम्बर 2009 
सं0 प्रो०डे0को0 - 22 / 09 - 2095 – पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी संख्या 03( 28 ) - 2009 
CBSP, दिनांक 27 जुलाई 2009 के आलोक में Food Beverage Services , Food Production एवं 
House Keeping में कौशल उन्नयन (Skill Upgradation) हेतु Hotel Management एवं Food Craft 
Institute में संचालित पाठ्यक्रम के तहत् अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने वाले संस्था के चयन हेतु निम्नप्रकार चयन 
समिति का गठन किया जाता है 
1. निदेशक, पर्यटन निदेशालय , बिहार, पटना 

अध्यक्ष 
2. संयुक्त / उप - सचिव, पर्यटन विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य सचिव 
3. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा 

सदस्य 
नामित जिला शहरी विकास अभिकरण के प्रतिनिधि । 
4. प्राचार्य, होटल प्रबन्धन संस्थान, हाजीपुर 

सदस्य 
5. निदेशक , तकनीकी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
7. क्षेत्रीय निदेशक , पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, पटना 

सदस्य 
सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार कृपया अपने स्तर से इस समिति हेतु शहरी विकास 
अभिकरण के प्रतिनिधि को नामित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


।। 


।। 


। 


। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 563 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


